रजिस्ट्री संडी एल - 33004/ 99 


REGD . NO. D . L.- 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग - खण्ड 1 
PART Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 227 ] 
No. 227] 


नई दिल्ली , बुधवार , सितम्बर 29 , 2004 / आश्विन 7 , 1926 
NEW DELHI , WEDNESDAY , SEPTEMBER29 , 2004/ ASVINA 7 , 1926 


वित्त मंत्रालय 
( आर्थिक कार्य विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2004 
भारत सरकार की ब्याज रहित आईडीबीआईविशेष प्रतिभूति, 2024 का निर्गम 


एफ . सं. 4( 16 ) - डब्ल्यू एंड एम /2004. – भारत सरकार एतदद्वारा 9, 000 करोड़ रुपए (नामिनल) की राशि के 
20 - वर्षीय ब्याज रहित भारत सरकार आईडीबीआई विशेष प्रतिभूति, 2024 (जिसे इसके बाद संक्षिप्त रूप में 
“ विशेष प्रतिभूति ” के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा) का निर्गम अधिसूचित करती है । 


1 . उद्देश्य 
भारत सरकार द्वारा प्रतिबलित परिसंपत्ति स्थायित्व निधि के न्यासियों के साथ निष्पन्न ऋण समझौते की अनुपालना 
में , विशेष प्रतिभूतियां प्रतिबलित परिसंपत्ति स्थायित्व निधि (जिसे इसके बाद संक्षिप्त रूप में “निधि " के रूप में 
निर्दिष्ट किया जाएगा) को जारी की जा रही हैं । निधि के संबंध में आईडीबीआई की प्रतिबलित परिसंपत्तियों के 
अन्तरण पर विचार कर निधि विशेष प्रतिभूति को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (जिसे इसके बाद संक्षिप्त रूप में 
" आईडीबीआई ” के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा) को अन्तरित करेगी । 


2. पात्रता और राशि 
केवल " निधि " विशेष प्रतिभूति में अभिदान के लिए पात्र होगा और विशेष प्रतिभूतियों में इसका अभिदान 9000 
करोड़ रूपए तक सीमित होगा । कोई बैंक, कंपनी निगम अथवा किसी अन्य निकाय सहित कोई अन्य व्यक्ति इस 
विशेष प्रतिभूति में अभिदान का पात्र नहीं होगा । 


3 . मूल्य 
आवेदन पर विशेष प्रतिभूति निधि को सममूल्य पर जारी की जाएगी । 


4 . आवेदन 
विशेष प्रतिभूति के लिए आवेदन का प्रारूप अनुबंध के आधार पर होगा । 


2945 GI/2004 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PARTI SEC. ]] 
5. अवधि का प्रारंभ और वापसी अदायगी की तारीख 
(i ) विशेष प्रतिभूति की अवधि 29 सितम्बर, 2004 से प्रारंभ होगी । विशेष प्रतिभूति की वापसी अदायगी 29 सितम्बर, 
2024 को सममूल्य पर भारतीय रिजर्व बैंक के उन लोक ऋण कार्यालयों में की जाएगी जहां वे वापसी अदायगी के 
समय पंजीकृत हो । 


(ii ) ऊपर पैरा 5 (1 ) में निहित किसी बात के बावजूद, भारत सरकार को यह विवेकाधिकार है कि वह विशेष 
प्रतिभूति की अवधि के दौरान किसी भी समय विशेष प्रतिभूति को बकाया स्टाक का पूर्णतः अथवा आंशिक रूप में 
परिपक्वता पूर्व मोचन के लिए " कॉल आप्शन " का प्रयोग कर सकती है । भारत सरकार द्वारा विशेष प्रतिभूति का 
परिपक्वता पूर्व मोचन सममूल्य पर किया जाएगा । 


6 . ब्याज 
विशेष प्रतिभूति में कोई ब्याज देय नहीं होगा । 


7. प्रतिभूति का स्वरूप 
(i) विशेष प्रतिभूति किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के संघटक अनुषंगी सामान्य खाता बही में जमा द्वारा निधि 
को डिमैट रूप में जारी की जाएगी और जिसका लोक ऋण कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक, फोर्ट मुम्बई में अनुषंगी 
सामान्य खाता बही है । 


(ii ) विशेष प्रतिभूति का लोक ऋण अधिनियम , 1944 तथा उसके अधीन बनाए गए लोक ऋण नियमावली, 
1946 के अनुसार धारक द्वारा नवीयन, उप -विभाजन , समेकन, परिवर्तन किया जा सकता है । 


8. न्यूनतम राशि तथा मूल्यवर्ग 
विशेष प्रतिभूति 10, 000 रू0 ( नामिनल) की न्यूनतम राशि के लिए जारी की जाएगी तथा उसके बाद 10, 000 रूपए 
के गुणजों में होगी । 


9 . सांविधिक उपबंध 

किसी ऐसे मामले के संबंध में जिसकी व्यवस्था इस अधिसूचना के अंतर्गत नहीं की गयी है, विशेष प्रतिभूति 
का नियमन लोक ऋण अधिनियम, 1944 तथा उसके अधीन बनाए गए लोक ऋण नियमावली, 1946 द्वारा किया 
जाएगा । 


10. कर कानूनों की प्रयोज्यता 
विशेष प्रतिभूति में निवेश का मूल्य समय- समय पर लागू कर कानूनों के उपबंधों के अनुसार शासित होगा । 


11. विशेष प्रतिभूतियों में निवेश की पात्रता 
आईडीबीआई का उत्तराधिकारी अथवा समानुदेशिती किसी सांविधिक अपेक्षा अथवा प्रशासनिक आदेश, जैसा भी 
मामला हो , की अनुपालना में निवेश को विशेष प्रतिभूति में पात्र निवेश के रूप में समझने हेतु पात्र नहीं होगा । 


राष्ट्रपति के आदेश से , 
के. एस . मेनन , संयुक्त सचिव ( बजट ) 


[ भाग I - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


- 


- 


- 


अनुबंध 


मुम्बई 


तिथिः 


क्षेत्रीय निदेशक , 
लोक ऋण कार्यालय, 
भारतीय रिजर्व बैंक , 
मुम्बई कार्यालय , 
फोर्ट मुम्बई-400 001 


प्रिय श्री , 


विषयः- भारत सरकार की ब्याज रहित आईडीबीआई विशेष प्रतिभूति , 2024 का निर्गम । 


भारत सरकार , वित्त मंत्रालय की अधिसूचना एफ . सं. संख्या 4 (16)- डब्ल्यूएंडएम/ 2004 दिनांक 
29 सितम्बर 2004 की शर्तों के अंतर्गत हम 9000 करोड़ रूपए की कुल राशि के शीर्षकांकित विशेष 
प्रतिभूति में अभिदान करने के पात्र हैं । 


हमें विशेष प्रतिभूति को शासित करने वाली शर्ते स्वीकार्य हैं और हम आपसे हमारे पक्ष में विशेष 
प्रतिभूति जारी करने का अनुरोध करते हैं । 


भवदीय , 


हस्ताक्षरः 


नामः 
पदनामः 
कार्यालय मुहर / स्टाम्प 


---..... 


- 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART 6 - Sec . 1] 


..... 


. 


..... 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Economic Affairs) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 29th September, 2004 
Issue ofNon -interest bearing Government of India IDBI Special Security, 2024 


. 


-.-.--.-.-. 


- 


. 


. 


. 


F. No. 4 ( 16 )-W & M /2004. - Government of India , hereby notifies the issue of non - interest bearing 
Government of India IDBI Special Security , 2024 (hereinafter briefly described as " the Special 
Security ”) of 20 -Year tenure for an aggregate amount of Rs. 9,000 crore (nominal ). 


..--.-.--.-- 


1. Objective 
Pursuant to a Loan Agreement entered into by the Government of India with the trustees of the 
Stressed Asset Stabilisation Fund, the Special Security is being issued to Stressed Asset Stabilisation 
Fund (hereinafter briefly described as “ the Fund "). The Fund shall transfer the Special Security to the 
Industrial Development Bank of India (hereinafter briefly described as " the IDBI ) in consideration of 
the transfer of stressed assets of IDBI to the Fund . 


. 


2 . Eligibility and Amount 
Only the Fund shall be eligible to subscribe to the Special Security and its subscription to the Special 
Security shall be limited to Rs. 9000 crore . No other person including any bank, company, corporation 
or any other body shall be eligible to subscribe to the Special Security . 


3 . Price 
The Special Security shall be issued at par to the Fund on application . 


4 . Application 
The form of application for the Special Security shall be as per Annex . 


5. Commencement of tenure and date of repayment 
(i) The tenure of the Special Security shall commence from September 29 , 2004. The Special Security 
shall be repaid at par on September 29, 2024 at Public Debt Offices of the Reserve Bank of India at 
which they are registered at the time of repayment. 
(ii) Notwithstanding what is stated in paragraph 5(i) hereinabove, the Government of India shall have 
the discretion to exercise " call option ” to prematurely redeem in full or a part of outstanding stock of 
the Special Security at any time during the tenure of the Special Security . The premature redemption 
of the Special Security by the Government of India shall be made at par . 


[ MI- Uusi] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


6 . Interest 
The Special Security shall not carry any interest. 


7. Form of security 
(i)The Special Security shall be issued to the Fund in demat form by credit to Constituent Subsidiary 
General Ledger Account of any scheduled commercial bank having Subsidiary General Ledger 
Accountwith Public Debt Office , Reserve Bank of India , Fort, Mumbai. 
(ii) The Special Security may be renewed , sub-divided , consolidated and converted by the holder in 
accordance with the provisions of the Public Debt Act, 1944 and Public Debt Rules , 1946 framed 
thereunder . 


8. Minimum Amount and Denomination 
The Special Security shall be issued for a minimum amount of Rs. 10 ,000 (nominal) and in multiples 
of Rs. 10 ,000 thereafter . 


9. Statutory Provisions 
With respect to any such matter which has not been provided under this notification the Special 
Security shall be governed by the Public Debt Act, 1944 and the Public Debt Rules , 1946 framed 
thereunder . 


10. Applicability of Tax Laws 
The value of the investment in the Special Security shall be governed by the provisions of tax laws as 
applicable from time to time. 


11. Eligibility of investment in the Special Security 
The successor or assign of the IDBI shall not be entitled to treat the investment in the Special 
Security as an eligible investment in pursuance of any statutory requirement or administrative order as 
the case may be. 


By Order of the President ofIndia , 
: K . S.MENON , Jt. Secy .(Budget) 


2945a6 /04 -2 


- 


THE GAZETTE OF INDIA :EXTRAORDINARY 


[PART 


Sec . 1] 


----- 


ANNEX 


Mumbai 
Date : 


To 
The Regional Director 
Public Debt Office 
Reserve Bank of India 
Mumbai Office , 
Fort,Mumbai 400 001. 


Dear Sir , 


Non - interest bearing Government of India IDBI Special Security ,2024 


In terms of Government of India , Ministry of Finance, Notification F . No. 4 ( 16 )- W & M /2004 
dated September 29 , 2004 , we are eligible to subscribe to the captioned Special Security for 
an aggregate amount of Rs. 9 ,000 crore. 


We accept the terms and conditions governing the Special Security and request you to issue 
the Special Security in our favour. 


Yours faithfully , 


Signature : 
Name: 
Designation : 
Office Seal/Stamp 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


